निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 10 जून 2010 


( संo पटना 358) 


सं0 3ए- 2 - वे0पु0 - 16 /09 - 6236 वि (2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 


10 जून 2010 


विषयः- वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 में संशोधन । 


राज्य सरकार द्वारा अपने सेवी वर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 , 


दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण किया गया है । 


2. उक्त संकल्प में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कुछ पदों का वेतन पुनरीक्षण संरचना 
अंकित नहीं हो पाया है या संरचना का अंकन पद के लिए स्वीकृत अपुनरीक्षित वेतनमान एवं उसके 
पुनरीक्षण में टंकण कमियाँ गोचर हुई हैं । उक्त के संदर्भ में संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 


1માળ 


2010 में निम्न संशोधन पठनीय है : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2010 


क० 


अभ्युक्ति 


पदनाम 

अपुनरीक्षित वित्त विभाग 
वेतनमान के परिपत्र 
( रुपये में ) 630 दिनांक 

21 -01 
2010 में 

वर्णित स्थिति 
प्राध्यापक / प्राचार्य, | 14300 
बिहार दंत चिकित्सा | 18300 
सेवा 


पुनरीक्षित 
वेतनमान 
पे -बैंड/ 

ग्रेड - पे 
( रुपये में ) 


1 . 


8700 


वित्त विभागीय संकल्प सं0 
986 , दि0 18 फरवरी 2006 
के द्वारा दंत चिकित्सा सेवा के 
प्राध्यापाक/प्राचार्य का वेतनमान 
रु0 14300 - 18300 स्वीकृत 
है । संकल्प सं0 630 , दि0 21 
जनवरी 2010 में इस पद का 
वेतनमान छूट जाने के फलस्वरूप 
अपुनरीक्षित वेतनमान का 
वेतनमान संशोधित । 


2 . 


3 - 7600 


/ 


6600 


| गृह विभाग ( गृह 
रक्षा वाहिनी ) 
(i) प्रमंडलीय 
समादेष्टा 
( ii) वरीय प्रमंडल 
समादेष्टा 


10000 - 
15200 
12000 
18500 


3 - 6600 


3 | 7600 


संकल्प सं0 630 , दि0 21 
जनवरी 2010 के द्वारा टंकण 
त्रुटि के कारण प्रमंडलीय समादेश 

का वेतनमान 
रु0 12000 - 18500 अंकित 

हो गया जो वरीय प्रमंडल 
समादेष्टा का वेतनमान है । 
प्रमंडलीय समादेष्टा का वेतनमान 
रु0 10000 -15200 स्वीकृत 
है । अतः तदनुसार संशोधित । 


3 . वित्त विभाग 

(i) सहायक बजट 
नियंत्रक 


2 | 5400 


6500 
10500 


बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी के 
पदस्थापन के स्थिति में चार वर्ष 
की सेवा पूरी होने पर पे - बैंड - 3 , 
ग्रेड पे - 5400 रु0 और बिहार 

लेखा सेवा के पदाधिकारी के 
पदस्थापन की स्थिति में पे - बैंड - 2 
एवं ग्रेड पे - 4800 रु0 अनुमान्य 

होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2010 


निबंधन, उत्पाद एवं 
मद्य निषेध विभाग 
(i) उत्पाद सिपाही 
( मैट्रीकुलेट ) 


30 50 


| 1 1900 
1S - 1400 


4590 


वित्त विभागीय पत्रांक - 6586 
दि0 20 जुलाई 2009 के द्वारा 
दिनांक 01 जनवरी 1996 के 

प्रभाव से बिहार पुलिस के 
सिपाही के समान वेतनमान 
स्वीकृत , फलतः संकल्प सं0 
630, दि0 21 जनवरी 2010 
में अंकित अपुनरीक्षित वेतनमान / 

पुनरीक्षित स्थिति संशोधित । 


5 . 


वेतन समिति की अनुशंसा के 
आलोक में इस छूटे पद का 
पुनरीक्षित वेतनमान अंकित । 


2 4600 


विधि विभाग 
( महाधिवक्ता 
कार्यालय ) 

5500 
(i) प्रधान 

9000 
पुस्तकाध्यक्ष 
वन विभाग 
(i) पशुपालक / सपेरा | 25 50 

3200 
(ii) वरीय 

2750 
पशुपालक 

4400 


- - - - - 


1S|1300 


वेतन समिति की अनुशंसा के 
आलोक में इस छूटे पद का 
पुनरीक्षित वेतनमान अंकित । 


___ 1 1800 


3. बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी होने के कारण श्री मनोरंजन दास को 4 वर्षों की सेवा अवधि 
( सेवा की संपुष्टि सहित ) या 01 जनवरी 2006 की तिथि , जो भी बाद में हो से सेवानिवृत्ति की तिथि 
31 दिसम्बर 2009 तक पुनरीक्षित वेतनमान में पे -बैंड - 3 एवं ग्रेड - पे - 5400 में वेतन अनुमान्य होगा । 

4. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 3990 / 2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के 
आलोक में वित्त विभागीय पत्रांक 6586 , दिनांक 20 जुलाई 2009 के द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही के 
समान वेतनमान रु0 3050 - 4590 की स्वीकृति शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण होने की शर्त पर उत्पाद 
सिपाही को दी गई है । उक्त संशोधन आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी है , किन्तु जो उत्पाद सिपाही पूर्व 
से सेवारत हैं , उन पर यह शर्त लागू नहीं होगा । उत्पाद सिपाही के पद पर नन् - मैट्रिक योग्यताधारी की 
नई नियुक्ति नही होगी । प्रशासी विभाग वित्त विभाग के पत्रांक 6586, दिनांक 20 जुलाई 2009 के 
क्रम में उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली को संशोधित करें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 358-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


